SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 श्रावण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 770 राँची, शुक्रवार । 


10 अगस्त , 2018 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
30 जुलाई, 2018 


संख्या- 01 / सा स्था० -38/ 2017/ न०वि०आ०-3918-- नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत 
निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-iv में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया 
जाता है : 
क्र०सं० नाम / पदनाम वर्तमान पदस्थापन 

प्रस्तावित पदस्थापन स्थान 

I iv 
श्री पारस कुमार, पदस्थापन की प्रतीक्षा में 

पैतृक विभाग, पथ निर्माण विभाग को 
अधीक्षण अभियंता 

सेवा वापस । 
श्री राजदेव सिंह, अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग | अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग 
अधीक्षण अभियंता 

एवं अधीक्षण अभियंता, राँची नगर 

निगम का अतिरिक्त प्रभार । 
श्री राजेश आईन्द, कार्यपालक अभियंता, राँची जल पर्षद पैतृक विभाग , पथ निर्माण विभाग को 
कार्यपालक अभियंता 

सेवा वापस । 
श्री गजानन्द राम , नगर नगर निवेशक , नगर निवेशन संगठन | नगर निवेशक , नगर निवेशन संगठन 
निवेशक 

एवं नगर निवेशक, राँची क्षेत्रीय विकास 
प्राधिकार का अतिरिक्त प्रभार । 

नगर विकास एवं आवास | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 10 अगस्त , 2018 

विभाग की अधिसूचना संख्या -1538 

दिनांक -14.03 .2018 विलोपित । 
श्रीमती मेघना रूबी कार्यपालक पदाधिकारी, छूटी नगर सहायक निदेशक , नगरीय प्रशासन 
कच्छप , झा०प्र०से० पंचायत 

निदेशालय । 
श्री राम कृष्ण कुमार, सहायक नगर आयुक्त , राँची नगर सहायक निदेशक , नगरीय प्रशासन 
झा०प्र०से० निगम 

निदेशालय । 
श्री राहुल जी आनन्द कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ 
जी , झा०प्र०से० परिषद 

नगर पंचायत एवं कार्यपालक 
पदाधिकारी, गोड्डा नगर परिषद का 

अतिरिक्त प्रभार । 
श्री कौशलेश कुमार, सहायक अभियंता , आदित्यपुर नगर कार्यपालक पदाधिकारी, झुमरीतिलैया 
सहायक अभियंता निगम 

नगर परिषद । 


2. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी० पी० एल० दास , 
सरकार के अपर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 770 -- 50 


